निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 476 ) 


9 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 1 अक्तूबर 2008 


समाज कल्याण विभाग , 
( सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ) 

अधिसूचना 

__ 1 जुलाई 2008 
संख्या - 1 / सा0सु0 पेंशन - 06 / 2008 . - 865 पूर्व में निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक - 1422 दिनांक 19. 12. 2007 
द्वारा अधिसूचित "बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 2007 " का नाम संशोधित करते हुए " 
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना किया जाता है । 
उक्त अधिसूचना की अन्य सभी बिन्दु यथावत् रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह0 / - अस्पष्ट , 

प्रधान सचिव , 
समाज कल्याण विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 476 - 571 + 5000 - डी0टी0पी0 । 


